than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आषाढ़ , 19 37 ( श०) 


संख्या 48 1 राँची , सोमवार 


6 जुलाई, 20 15 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू- अर्जन निदेशालय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


आदेश 


29 जून , 2015 


संख्या-09 । आरोप कोडरमा-03/ 2 0 15 : 30 5 4 | रा.,.. श्री रामजी प्रसाद गुप्ता , तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक , कोडरमा के विरूद्ध फर्जी जमाबंदी के आधार पर अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक भूमि का अवैध 
तरीके से एल . पी . सी . निर्गत करने के लिए गलत प्रतिवेदन देने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के 
तहत गलत सूचना देकर विक्रेताओं को प्राप्त होनेवाले रू0 4 .78 करोड़ की राशि के बंदरबांट में शामिल 
होने के आलोक में उपायुक्त , कोडरमा के पत्रांक- 15 0 7 / रा., दिनांक 27 दिसम्बर , 2 0 13 द्वारा विभागीय 
कार्रवाई संचालित करने की अनुशंसा की गई है । 

श्री गुप्ता के विरूद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी , कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं नैतिक पतन 
का आरोप जो सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 ( 1) के अंतर्गत सरकारी सेवक के 
आचरण के प्रतिकूल है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 6 जुलाई, 20 15 


उपायुक्त, कोडरमा की अनुशंसा एवं श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोपों पर पूर्ण विचारोपरांत 
सरकार द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही गठित करने का निर्णय लिया गया है । 

तदनुसार विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर 
समहार्ता, कोडरमा तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी, कोडरमा को नामित किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रेमण्ड केरकेट्टा, 
सरकार के अपर सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 4 8 1--5 0 | 


